सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 788 


10 अश्विन, 1938 ( श० ) 
राँची, रविवार , 

2 अक्टूबर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
26 सितम्बर , 2016 


संख्या -3/ पद.-01( ख )-12/ 2014 का .- 8291 -- निदेशक , हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प , झारखण्ड, 
राँची के अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग , राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री डी०के० तेवतीया ( झाः88) को निदेशक, हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापन को यथावत रखते हुए प्रबंध निदेशक, झारक्राफ्ट, राँची का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपा जाता है । 

संख्या-3/ पद.- 01 ( ख)- 12 / 2014 का .- 8292 -- प्रबंध निदेशक , राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास 
प्राधिकार , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री दिपांकर पण्डा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 466 /03, 
गृह जिला- रामगढ़ ) को अपने कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी 
ग्रामोद्योग , राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 


संख्या -3/ पद.- 01 ( ख )-12 /2014 का .- 8293 -- संयुक्त सचिव , स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री शकील जब्बार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
487 / 03 , गृह जिला- भागलपुर ) को अपने कार्यों के साथ संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त , झारखण्ड, राँची 
का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 2 अक्टूबर, 2016 
संख्या-3 / पद .- 01( ख )-12 / 2014 का .- 8294-- संयुक्त सचिव , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मनोज जयसवाल, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 619/ 03 , गृह 
जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, बियाडा, बोकारो के पद को इनके 
पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में 
पदस्थापित किया जाता है | 


___ संख्या -3/ पद.-01( ख)- 12/2014 का .- 8295 -- जिला आपूर्ति पदाधिकारी , गुमला के पद पर 
पदस्थापित श्री विनोद शंकर मिश्रा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 315/ 03 , गृह जिला- पलामू ) अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के उपरांत समकक्ष कोटि में पदस्थापन हेतु इनकी सेवा 
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले 
आदेश तक अपर समाहर्ता, भूमि सुधार एवं नक्सल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3 / पद.-01( ख )-12/ 2014 का .- 8296 -- निदेशक , योजना एवं पुनर्वास, बोकारो के पद पर 
पदस्थापित श्री भीष्म कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 539 / 03 , गृह जिला - नालन्दा ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता भू-हदबंदी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या -3 /पद.- 01 ( ख)- 12 / 2014 का .- 8297 -- अपर समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री 
अशोक कुमार शाह, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 668 /03, गृह जिला - दुमका ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-3 / पद.-01 ( ख )- 12 / 2014 का .- 8298 -- अपर समाहर्ता, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री 
आलोक शिकारी कच्छप, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 780 / 03, गृह जिला - राँची) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -3/ पद.- 01 ( ख)- 12/2014 का.- 8299-- सचिव, बियाडा, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री 
सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 669 / 03 , गृह जिला - रोहतास ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , योजना एवं पुनर्वास , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3/ पद.- 01 ( ख )- 12/ 2014 का .- 8300 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राजीव कुमार मिश्र , 
झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला- दुमका) की सेवा अगले आदेश तक अमृत योजना/ नमामि गंगे 
परियोजना के कार्यान्वयन के निमित्त नगर निकायों में पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास 
विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-3/ पद.- 01 ( ख)- 12 / 2014 का .- 8301 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री आशीष कुमार , 
झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला- चतरा ) की सेवा अगले आदेश तक अमृत योजना/नमामि गंगे 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 2 अक्टूबर, 2016 
परियोजना के कार्यान्वयन के निमित्त नगर निकायों में पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -3/पद.- 01( ख )- 12 / 2014 का .- 8302-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० ( चतुर्थ सीमित बैच , गृह जिला- पाकुड़) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


धारा-20 ) के हत 


2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की 
चतरा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 788 -50 | 


